: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 भाद्र , 1937 ( श० ) 
संख्या 660 राँची, शुक्रवार 

11 सितम्बर, 2015 ( ई०) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


आदेश 


10 सितम्बर , 2015 


संख्या- 09/ आरोप. कोडरमा- 03 / 2 0 15 -4 3 4 0/ रा. श्री रामजी प्रसाद गुप्ता , तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक , कोडरमा को सरकारी जमीन को निजी बताकर करोड़ो रूपये के बंदरबाट करने में 
संलिप्तता पाये जाने के आरोप में कोडरमा थाना कांड सं०-11/ 14 , दि०. 09 जनवरी, 2014 में 
दि०-02 फरवरी, 2014 को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा, कोडरमा भेजे जाने के कारण 
विभागीय आदेश सं०. 15 9 1/ रा०, दि० .07 मई , 20 14 द्वारा निलंबित किया गया था । माननीय 
उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के B.A. No .-375 3 of 20 14 , दि०. 23 जुलाई , 20 14 द्वारा 
जमानत मिलने के पश्चात् निलंबित अवधि में निर्धारित मुख्यालय, उपायुक्त - सह बंदोबस्त 
कार्यालय, पलामू में दि०. 30 जुलाई , 2014 को श्री गुप्ता द्वारा योगदान समर्पित किया गया है । 
2 . सरकार द्वारा विचारोपरांत, श्री गुप्ता को हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् निलंबन अवधि में 
निर्धारित मुख्यालय में उनकी योगदान की तिथि दि०.30 जुलाई , 2014 के प्रभाव से निलंबन 
मुक्त किया जाता है । 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 11 सितम्बर , 2 0 15 
3 . श्री गुप्ता के निलंबन अवधि के वेतनादि का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम 
निर्णय से प्रभावित होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रेमण्ड केरकेट्टा, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 6 6 0 -- 50 । 


